निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आश्विन 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 689 ) पटना , शुक्रवार , 1 अक्तूबर 2010 


सं0 - म० / स्था0 रा0 प0 - 01 / 2008 - 1737 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


" शुद्धि पत्र " 
सेवा में , 

महालेखाकार, 
बिहार , पटना । 

दिनांक 24 सितम्बर 2010 
विषय: - - पशु एवं मत्स्य संसाधन ( मत्स्य ) विभाग द्वारा निर्गत प्रोन्नति आदेशांक 1538, दिनांक 23 अगस्त 2010 में 

त्रुटि सुधार के संबंध में | 
महाशय , 

उपर्युक्त विषयक पशु एवं मत्स्य संसाधन ( मत्स्य) विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0 1538, दिनांक 23 
अगस्त 2010 में " द्वारा वित्त विभाग एवं पार्श्व में अनौपचारिक रूप से परामर्शित अंकित हो गया है । इस अंश को 
विलोपित किया जाता है । शेष कंडिका एवं शर्ते यथावत रहेंगी । 
इस हद तक पत्रांक 1538, दि0 23 अगस्त 2010 को संशोधित समझा जाए । 

विश्वासभाजन, 
जय नारायण सिंह , 
विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 689 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


